रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Sta 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1586 ] 
No. 1586 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 6 , 2017 / ज्येष्ठ 16 , 1939 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 6, 2017/ JYAISTHA 16, 1939 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 जून , 2017 
का . आ . 1792( अ ). - केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी भारत सरकार के 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 181( अ), तारीख 19 जनवरी , 2016, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, 
उप- खण्ड (ii), तारीख 20 जनवरी , 2016 को प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र 
की भूमि में जिसका माप 1595 . 10 हेक्टेयर (लगभग) या 3941.51 एकड़( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने 
आशय की सूचना दी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि 
के भाग में कोयला अभिप्राप्य है; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप- धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
इससे संलग्न अनुसूची में यथावर्णित 1595. 10 हेक्टेयर ( लगभग ) अथवा 3941.51 एकड़ ( लगभग ) माप की ऐसी भूमि में या 
उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है: 
टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/ 04 / 2017, तारीख 2 मई , 2017 का 
निरीक्षण उपायुक्त जिला चतरा और लातेहार , झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , 
कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक , मगध- आम्रपाली क्षेत्र , जिला चतरा और लातेहार ( झारखंड ) के 
कार्यालय में या महा प्रबंधक ( भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस , राँची – 834001 या मुख्य 
महाप्रबंधक (गवेषणा विभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड , गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची - 
834008 में किया जा सकता है । 
टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं : 


3564 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


" 8. अर्जन की बाबत् आपत्तियां – ( 1 ) कोई व्यक्ति , जो किसी भूमि में , जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली 
गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या 
उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण .- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के 
लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 
( 2) उप- धारा (1 ) अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता 
को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और 
ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो , करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उप -धारा ( 1 ) के 
अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों 
या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफ़ारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के 
अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 


( 3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा , जो प्रतिकर में हित का दावा करने का 
हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते "। 


टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा 
3 के अधीन अधिसूचना संख्या का . आ . 2518, तारीख 27 मई , 1983, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii ) में 
11 जून , 1983 में प्रकाशित की गई थी , सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। 

अनुसूची 
आम्रपाली विस्तार – || विवृत परियोजना 

जिला - चतरा और लातेहार ( झारखंड ) 
( रेखांक संख्या आर.ई. वी ./04/2017, तारीख 2 मई, 2017) 

ब्लॉक - क 
सभी अधिकार: 
ग्राम थाना थाना संख्या 

जिला 

क्षेत्रफल क्षेत्रफल टिप्प -णियां 

( हेक्टेयर ) ( एकड़ ) 
1. सोपारम 

टंडवा 24/ 181 चतरा 68. 19 168 .50 भाग 
टंडवा 31/ 188 चतरा 82.96 205. 00 

भाग 
3. नौडीहा टंडवा 32 / 189 चतरा 

57. 37 141.75 भाग 
कसियाडीह टंडवा 34 / 202 चतरा 

90 . 04 222. 50 भाग 
सेरेंदाग टंडवा 46/ 203 चतरा 119.79 296. 00 

भाग 
6 . बिंगलात टंडवा 49 / 206 चतरा 

64 . 40 159 . 14 भाग 
7 . होनहे टंडवा 50/ 207 चतरा 342. 33 845. 90 

भाग 
बनालात बालूमाथ 49 लातेहार 2. 22 

5. 49 भाग 
कुल : 

827 . 30 

2044. 28 
हेक्टेयर एकड़ 
( लगभग ) ( लगभग ) 


कोएद 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ब्लॉक - ख 


सभी अधिकार : 


क्र . 


ग्राम 


थाना 


थाना संख्या 


जिला 


क्षेत्रफल ( एकड़ ) | टिप्पणियां 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर ) 
571. 63 


टंडवा 


29/ 186 


चतरा 


1412. 50 


भाग 


सराधू 
हेचाबलिया 


चतरा 


भाग 


टंडवा 
टंडवा 


30 / 187 
60 / 217 


चतरा 


भाग 


कामता 
मासीलौंग 


टंडवा 


61 / 218 


चतरा 


129 .04 

318 . 85 
55. 24 

136. 50 
11. 89 

29 .38 
767. 80 हेक्टेयर | 1897. 23 एकड़ 

( लगभग ) ( लगभग ) 


भाग 


कुल : 


कुल क्षेत्रफल = (ब्लॉक- क + ब्लॉक – ख) = ( 827.30 + 767. 80 ) = 1595. 10 हेक्टेयर( लगभग ) 


या 


( 2044. 28 + 1897. 23) = 3941.51 एकड़ ( लगभग ) 

ब्लॉक - क 
( 1 ) ग्राम सोपारम में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 235( भाग), 236 ( भाग), 237( भाग) , 
256(भाग), 259, 260 , 261, 262( भाग), 266 ( भाग), 269( भाग), 270 , 271, 272, 273, 274, 275( भाग ) , 
287 ( भाग), 289 (भाग), 290, 299 , 300( भाग), 301 , 302( भाग) , 303( भाग), 306 ( भाग), 309( भाग) , 
311 ( भाग), 312( भाग ), 313( भाग), 932 से 972 और 976 से 999 . 


( 2 ) ग्राम कोएद में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 1(भाग), 2 से 69, 70( भाग ), 1059( भाग ), 
1065( भाग), 1067( भाग ), 1069( भाग )), 1070( भाग), 1071 से 1077, 1078 ( भाग), 1079( भाग) , 
1081 (भाग), 1082( भाग), 1083 से 1088, 1091 (भाग), 1092( भाग), 1093( भाग), 1094(भाग), 1095 , 
1096, 1097 (भाग), 1098 से 1116, 1117( भाग ), 1118 से 1125 , 1126( भाग) , 1191( भाग ), 1192 , 
1193( भाग), 1194 (भाग ) और 1195 . 
( 3) ग्राम नौडीहा में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 10, 25 ( भाग), 26 ( भाग), 27 ( भाग), 28 , 
29( भाग) , 30 ( भाग), 31 ( भाग), 32 से 52, 53 ( भाग), 54 (भाग), 55( भाग ), 56( भाग ), 61 ( भाग), 62 से 114, 
123 ( भाग ), 124 से 160 , 161 ( भाग ) , 163 से 183, 184 (भाग), 185 , 188( भाग ), 190 , 192 (भाग), 
196 ( भाग), 197 (भाग), 198 , 199 , 200( भाग), 201 से 207, 208( भाग), 209( भाग), 210( भाग), 
212 ( भाग), 217( भाग ) और 290 (भाग). 
( 4) ग्राम कसियाडीह में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 465 से 469 , 741 (भाग), 742( भाग) , 
776, 784, 785 , 787 , 789 ( भाग), 790 , 791 , 795 से 825, 826( भाग), 827 ( भाग ) और 828 से 893. 
( 5) ग्राम सेरेंदाग में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या: 41 से 48, 132, 133 , 138( भाग), 
139( भाग), 140(भाग), 141( भाग ), 142 से 260, 261( भाग), 263( भाग), 264 से 314, 315 ( भाग), 316 से 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


321 , 473( भाग), 478( भाग ), 480 से 487 , 488( भाग ), 489 से 579 , 580( भाग ), 581 से 689, 165/691 
तथा 176 / 695 . 


( 6 ) ग्राम बिंगलात में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 1 ( भाग), 2( भाग ), 281, 282, 283 , 
284( भाग), 285 से 290 , 292 ( भाग) तथा 728(भाग). 
( 7) ग्राम होनहे में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 40( भाग), 41 से 68 , 69( भाग), 70, 71, 72, 
73(भाग), 75(भाग), 76 से 104, 105 ( भाग), 106 , 108(भाग ), 113( भाग), 116 ( भाग), 117, 118( भाग), 
119 से 125, 126( भाग), 127( भाग ), 128( भाग), 129 से 273, 274( भाग), 275 से 290, 291 ( भाग), 292 to 
414, 415( भाग), 416 से 650, 651 ( भाग), 652 से 684, 685( भाग), 686, 687 ( भाग), 688, 689 , 
690 (भाग), 691 (भाग ), 692, 693, 694, 701 ( भाग), 703( भाग ), 704( भाग), 706( भाग), 707 ( भाग), 708 , 
से 717 , 718( भाग), 722( भाग ), 739 से 799 , 807( भाग), 846( भाग ), 847 से 854, 855 ( भाग), 226/ 858 , 
862 ( भाग) , 863( भाग ), 864 ( भाग) , 867 ( भाग ), 869 ( भाग ), 870 ( भाग ), 772/ 879, 422/ 880 , 542/ 881 , 
437/ 882, 277/ 886, 213/ 887 , 190 / 888, 183 / 889 , 183/ 890 , 75/ 891 , 75/ 892 और 75/ 893 , 
( 8) ग्राम बानालात में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या: 23 (भाग), 24(भाग), 33( भाग ) और 
34( भाग). 

ब्लॉक - ख 
( 1) ग्राम सराधु में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या: 191 (भाग ), 192( भाग), 208( भाग), 251 (भाग), 
275( भाग), 276( भाग), 277 ( भाग ), 281 (भाग), 282 से 302, 303( भाग ), 304 से 308 , 309( भाग), 310 , 
311, 312(भाग ), 313( भाग), 314(भाग), 797 , 798 , 799 , 874( भाग), 875( भाग), 886, 906( भाग) , 
907 (भाग), 908 से 925 , 926 ( भाग), 927 से 932, 933 ( भाग), 934( भाग), 935 ( भाग), 936 ( भाग), 937 से 
965, 966( भाग ), 967( भाग ), 968( भाग ), 969( भाग ), 997(भाग), 1000, 1001, 1002( भाग ), 1003 ( भाग) , 
1004( भाग), 1006( भाग ), 1007(( भाग), 1008( भाग), 1010( भाग ), 1011 से 1036, 1037( भाग), 
1038 ( भाग), 1039 से 1705, 1706 ( भाग), 1709( भाग), 1712 से 1719, 909/ 1720 , 1818, 1832 , 
1833( भाग), 1836 , 1929 , 1931, 1932, 1948 से 2018, 2026 से 2029 और 1702/2030 . 
( 2) ग्राम हेचाबलिया में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या: 2( भाग), 3( भाग), 5( भाग), 6, 7(भाग), 
17( भाग), 18 से 64, 65( भाग), 66 से 71, 72( भाग), 73(भाग), 74(भाग), 75( भाग), 76( भाग ), 77 , 
78 ( भाग), 79, 80, 81 ( भाग), 82( भाग ) और 83 से 434 . 
( 3 ) ग्राम कामता में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 223 से 229, 230( भाग ), 231 से 238, 
562( भाग), 572 से 598, 741, 742( भाग ), 743 से 767 , 770 ( भाग), 771, 772(भाग), 776 ( भाग), 777 , 
778 और 779. 


( 4 ) ग्राम मासिलौंग में अर्जित की जाने वाली भूमि की प्लॉट संख्या : 1( भाग ), 2( भाग ), 19( भाग ), 20 से 26 , 
28( भाग ) और 308( भाग). 
सीमा - वर्णन : 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क - ख -ग-घ 


ब्लॉक - क 
- रेखा, बिन्दु क से शुरू होकर ग्राम नौडीहा के प्लॉट संख्या 56, 54, 53, 25 , 26 , 28 

तथा 10, ग्राम कोएद के प्लॉट संख्या 01, 1059, 1065, 1191, 1067 , 1069, 1097 
तथा 1117 , ग्राम सोपारम के प्लॉट संख्या 235, 236, 237, 256, 313, 275, 289 , 
287 तथा 476, ग्राम बानालात के प्लॉट संख्या 33 , 23, 24, 34 तथा 33 , ग्राम 
सोपारम के प्लॉट संख्या 309 , 311, 312 , 313, 954, 955 , 965 , 963 , 962, 961 , 
968, 969, 970 , 971, 972, 976, 977 , 978, 982, 983, 984, 985, 986, 988 , 
989, 990, 991 , 992, 993, 994, 997 , 998, 999 , 995, 989, 988, 987 , 986 , 
985 , 983, 981, 980 , 979, 978, 977, 976, 972, 971, 970, 969 तथा 967 , 
ग्राम कोएद के प्लॉट संख्या 1126 तथा 70 , ग्राम नौडीहा के प्लॉट संख्या 312, 207 , 
208, 209, 210, 212, 217 , 197 , 196, 192, 290 तथा 289 (नाला) से गुजरते हुए 
बिन्दु घ पर मिलती है । 


घ-ङ - च- छ - रेखा, ग्राम नौडीहा के प्लॉट संख्या 289 , ग्राम होनहे के प्लॉट संख्या 807, आम्रपाली के 

अधिग्रहण सीमा रेखा, का . आ . संख्या 1381 , तारीख 10.05. 2003 से गुजरते हुए बिन्दु 
छ पर मिलती है 


छ - ज - झ - ञ 


- रेखा ग्राम बिंगलात में बरकी नदी के मध्य रेखा, ग्राम सेरेंदाग के प्लॉट संख्या 689, 487 , 

488, 478, 473, 580, 593, 315, 321 , 320, 263, 261, 133, 138 , 139, 140 , 
47, 48 , 44, 43, 42 तथा 41, ग्राम कसियाडीह के प्लॉट संख्या 741, 742, 809 , 
803, 796, 795 , 791, 789, 787 , 785, 784, 776, 826, 469, 468, 467 , 466 , 
465 तथा 827, ग्राम होनहे के प्लॉट संख्या 846, 139 , 138, 135 , 130, 131, 128 , 
127, 126, 118, 116, 113, 108, 105 , 94, 76, 69 , 75, 73, 69, 870 , 869 , 
867, 864, 291, 415, 864, 863, 40 तथा 289 (मंगरदाहा नदी की मध्य रेखा ) से 
गुजरते हुए बिन्दु ञ पर मिलती है। 


ज - ट - ठ - क 


- रेखा , ग्राम नौडीहा के प्लॉट संख्या 289 (मंगरदाहा नदी की मध्य रेखा), 290 , 190 , 

192 , 196, 197 , 198, 199, 200 , 201, 203, 204 तथा 188, ग्राम कोएद के प्लॉट 
संख्या 70, ग्राम नौडीहा के प्लॉट संख्या 188 , 167, 166, 165, 164 , 162 , 161, 119 , 
123, 114, 111, 64, 63, 62, 61 तथा 56 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु क पर 
मिलती है । 


ब्लांक - ख 


ठ - ड - ढ - ण - त 


- रेखा, बिन्दु ठ से शुरू होकर ग्राम हेचाबलिया के प्लॉट संख्या 02 ( दोमुहान नदी के मध्य 
- 

रेखा), 03 , 05, 07 , 17 , 74, 73, 72, 75, 76 , 78, 81 और 82 , ग्राम सराधु के प्लॉट 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


संख्या 191, 192, 284, 281, 277, 276, 251, 267, 265 , 264, 309, 314, 313, 
1038 , 1037, 999 , 997 , 1001, 1002 , 1003, 1004 , 1006, 1007 , 1008, 
1010, 996, 967, 968 , 969, 935, 934 , 933 , 926, 907, 906, 886 , 875 , 874 , 
1706 तथा 1833 (सराधु नाला के मध्य रेखा) से गुजरते हुए बिन्दु ‘त पर मिलती है । 
रेखा, 1833 ( सराधु नाला के मध्य रेखा ), ग्राम मासीलौंग के प्लॉट संख्या 01, 02 , 19, 
28 , ग्राम कामता के प्लॉट संख्या 772, 771, 762 , 770, 767, 777 , 779 और 778 से 
गुजरते हुए बिन्दु ध पर मिलती है । 


त - थ - द - ध 


- 


ध - न - प - ठ 


रेखा ग्राम कामता के प्लॉट संख्या 778, 742 , 598, 597, 573, 572, 562, 238 , 
228, 225, 224, 223, 229, प्लॉट संख्या 230 (मासीलौंग ग्राम में नाला के मध्य 
रेखा), प्लॉट संख्या 1621 (सराधु ग्राम में दोमुहान नदी के मध्य रेखा), प्लाट संख्या 
420( हेचाबलिया ग्राम में दोमुहान नदी के मध्य रेखा), से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु ठ 
पर मिलती है । 

[ फा . सं . 43015/ 23 / 2017 -एलए एण्ड आईआर ] 


विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th June , 2017 
S .O . 1792 ( E ). — Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S .O 
181 ( E), dated the 19th January, 2016, issued under sub -section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition 
and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the said act) and published in the in the Gazette of 
India , part II , section 3 , sub - section (ii), dated the 20th January , 2016 , the CentralGovernment gave notice of its intention 
to prospect for coal in 1595 . 10 hectares (approximately ) or 3941. 51 acres (approximately ) of the land in the locality 
specified in the Schedule annexed to that notification ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in 
the Schedule appended to this notification ; 

___ Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1 ) of section 7 of the said Act , the Central 
Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 1595 . 10 hectares ( approximately ) or 
3941.51 acres (approximately ) and all right in or over such land as described in the Schedule appended hereto : 
Note 1: The plan bearing number Rev /04 /2017 , dated the 2nd May , 2017 the area covered by this notification may be 
inspected in the office of the Deputy Commissioner , District Chatra and Latehar, Jharkhand or at the office of the Coal 
Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or at the office of the General Manager , Magadh - Amrapali 
Area , District Chatra and Latehar ( Jharkhand ) or General Manager (Land and Revenue ), Central Coalfields Limited 
Darbhanga, House, Ranchi - 834001 or General Manager ( Exploration Division), Central Mine Planning and Design 
Institute Limited , Gondwana Palace , Kanke Road , Ranchi-834008 . 
Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows: 
“ 8 . Objections to acquisition .-- ( 1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 
has been issued , may within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any part 
of the land of any rights in or over such land . 


[ ATT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Explanation .- ( 1 ) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself 
desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should be undertake 
by the Central Government or by any other person . 
(2 ) Every objection under sub -section (1 ) shall be made to the competent authority in writing, and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall after 
hearing all such objections and after making such further inquiry if any , as he thinks necessary either makes a report in 
respect of the land which has been notified under sub -section ( 1) of section 7 or of right in or over such land or make 
different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government 
,containing his recommendations on the objections together with the record of the proceeding held by him , for the 
decision of the Government. 


(3 ) For the purposes of the section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an 
interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act” . 


Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 has been appointed by the Central Government 
as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S .O . 2518 , dated the 27th May ,1983 
published in part II, section 3, sub -section ( ii ) of the Gazette of India dated the 11th June , 1983 . 


Schedule 
Amrapali Expansion – II Opencast Project 

District - Chatra and Latehar ( Jharkhand ) 
( Plan bearing number Rev/04 / 2017, dated the 2nd May, 2017) 

Block - A 


All Rights : 


Thana 


District 


Remarks 


No . 


Village 
Soparam 
Koed 
Naudiha 
Kasiadih 
Serendag 
Binglat 
Honhe 
Banalat 


4 . 


Thana 
number 
24 / 181 
31 /188 
32 / 189 
34 /202 
46 / 203 
49/206 
50 /207 

49 


Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Balumath 


Chatra 
Chatra 
Chatra 
| Chatra 
Chatra 
Chatra 
Chatra 
Latehar 


Area 
(hectares ) 

68 . 19 
82 . 96 
57 . 37 
90 . 04 
119 .79 
64 .40 
342 . 33 

2 . 22 
827 . 30 
hectares 
( approxi 
mately ) 


Area 
(acres) 
168 .50 
205 .00 
141. 75 
222 .50 
296 .00 
159 .14 
845 . 90 

5 .49 
2044 . 28 
acres (approxi 

mately) 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


6 . 
7 . 
8 . 


Total : 


Block - B 


Si 


| Village 


Remarks 


No 


All Rights : 

Area 
Thana Thana number District 

(hectares ) 
Saradhu 

Tandwa 

29 / 186 

Chatra 571.63 
2 . Hechabalia 

Tandwa 

30 / 187 

Chatra 129 .04 
3 . Kamta 

Tandwa 60 /217 

Chatra 55 . 24 
4 . Masilaung 

Tandwa 61 /218 

Chatra 

11.89 
767.80 

hectares 
Total : 

( approxi 

mately ) 
Grand Total = (Block - A + Block - B ) = (827 . 30 + 767.80 ) hectares = 1595 . 10 hectares ( approximately ) 

or 
(2044 .28 + 1897.23 ) acres = 3941.51 acres (approximately ) 


Area 

( acres ) 
1412 .50 
318 .85 
136 .50 
29 . 38 
1897. 23 
acres 
( approxi 
mately ) 


Part 
Part 
Part 
Part 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


- 


Block - A 
( 1 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Soparam : – 235 ( P ) , 236 ( P ), 237 (P ), 256 (P ), 259, 260, 261, 262( P ), 
266 (P ), 269 ( P ), 270, 271, 272 , 273 , 274 , 275 (P ), 287 (P ), 289 ( P ), 290 , 299 , 300 (P ), 301, 302 ( P ), 303 (P ), 306 (P ), 309 ( P ), 
311 (P ), 312 ( P ), 313 ( P ), 932 to 972 and 976 to 999 . 
(2 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Koed : – 1 (P ), 2 to 69, 70 ( P ), 1059( P ), 1065 ( P ), 1067 (P ), 1069( P ), 
1070 (P ), 1071 , to 1077 , 1078 ( P ) , 1079(P ), 1081(P ), 1082 (P ), 1083 to 1088 , 1091(P ), 1092 ( P ), 1093 ( P ), 1094 ( P ), 1095 , 
1096 , 1097 (P ), 1098 to 1116 , 1117 (P ), 1118 to 1125 , 1126 ( P ), 1191(P ), 1192, 1193 (P ), 1194 (P ) and 1195. 
( 3) Intention of plot numbers to be acquired in village Naudiha : – 10 , 25 (P ), 26 (P ), 27 (P ), 28, 29 (P ), 30 (P ), 31 (P ), 32 to 
52, 53 (P ), 54 (P ) , 55 ( P ) , 56 ( P ), 61(P ) , 62 to 114 , 123( P ), 124 to 160, 161( P ) , 163 to 183 , 184 (P ) , 185 , 188 ( P ) , 190 , 
192( P ), 196 (P ), 197 (P ), 198 , 199 , 200 (P ), 201 to 207 , 208 (P ), 209 ( P ), 210 (P ), 212 ( P ), 217 (P ) and 290 (P ). 
(4 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Kasiadih : – 465 to 469, 741(P ), 742 (P ), 776 , 784 , 785 , 787 , 
789 ( P ), 790 , 791, 795 to 825 , 826 (P ), 827 ( P ) and 828 to 893 . 
(5 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Serendag : - 41 to 48 , 132 , 133 , 138 (P ), 139 ( P ), 140 (P ), 141 (P ), 
142 to 260, 261(P ), 263(P ), 264 to 314 , 315 (P ), 316 to 321 , 473 (P ), 478 (P ), 480 to 487 , 488 (P ), 489 to 579 , 580 (P ), 581 
to 689, 165 /691 and 176 / 695 . 
(6 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Binglat: - 1( P ), 2 (P ), 281, 282 , 283, 284 (P ), 285 to 290 , 292( P ) and 
728 (P ). 
(7 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Honhe : – 40 (P ), 41 to 68 , 69(P ), 70 , 71 , 72 , 73 (P ), 75 ( P ), 76 to 
104 , 105 ( P ), 106 , 108 (P ), 113 (P ), 116 ( P ), 117 , 118 ( P ), 119 to 125, 126 ( P ), 127 (P ), 128 ( P ), 129 to 273 , 274 ( P ), 275 to 
290 , 291(P ) , 292 to 414 , 415 (P ), 416 to 650 , 651( P ) , 652 to 684 , 685 (P ), 686 , 687 (P ), 688, 689, 690 ( P ), 691 ( P ), 692 , 693 , 
694 , 701(P ) , 703 (P ), 704 (P ), 706 ( P ), 707 ( P ), 708, to 717 , 718 (P ), 722 ( P ), 739 to 799, 807 ( P ), 846 ( P , 847 to 854, 855 ( P ), 
226 /858 , 862 (P ), 863(P ), 864 (P ), 867(P ), 869(P ), 870 ( P ), 772 /879422 /880 , 542/881 , 437 /882 , 277 /886 , 213/887 , 
190 /888, 183 /889 , 183/890 , 75 /891 , 75 /892 and 75 /893 , 
(8 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Banalat : - 23( P ), 24 (P ), 33 (P ), 34 (P ). 

Block - B 
(1 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Saradhu : - 191 ( P ), 192 (P ), 208 (P ), 251 (P ), 275 (P ), 276 ( P ), 
277 (P ), 281 ( P ), 282 to 302 , 303(P ), 304 to 308 , 309 (P ), 310 , 311 , 312 (P ), 313 ( P ), 314 (P ), 797 , 798 , 799 , 874 ( P ), 875 (P ), 
886 , 906 ( P ), 907 (P ), 908 to 925 , 926 (P ), 927 to 932, 933 (P ), 934 (P ), 935 (P ), 936 (P ), 937 to 965 , 966 (P ), 967 (P ), 968 (P ), 
969 (P ), 997 (P ), 1000 , 1001, 1002 ( P ), 1003 (P ), 1004 (P ), 1006 (P ), 1007 (P ), 1008 (P ), 1010 (P ), 1011 to 1036 , 1037 ( P ), 
1038 (P ) 1039 to 1705 , 1706 ( P ), 1709 (P ), 1712 to 1719 , 909/ 1720 , 1818 , 1832 , 1833 (P ), 1836 , 1929 , 1931, 1932, 1948 to 
2018 , 2026 to 2029 , 1702 /2030 ,. 
(2 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Hechabalia : - 2 (P ), 3 (P ), 5 ( P ), 6 , 7 (P ), 17 ( P ), 18 to 64 , 65 (P ), 66 
to 71, 72 (P ), 73(P ), 74( P ), 75 ( P ), 76 (P ), 77 , 78 (P ), 79 , 80 , 81 (P ), 82 (P ) and 83 to 434 . 
(3) Intention of plot numbers to be acquired in village Kamta : - 223 to 229 , 230 (P ), 231 to 238 , 562 (P ), 572 to 598 , 
741, 742 (P ), 743 to 767, 770( P ), 771 , 772(P ), 776 (P ), 777 , 778 and 779 . 
(4 ) Intention of plot numbers to be acquired in village Masilaung : - 1 (P ), 2 ( P ), 19( P ), 20 to 26 , 28 (P ) and 308 (P ). 

Boundary Description : 


A - B - C - D 


Block - A 
Line starts from Point ‘ A ’ and passes through Plot No. 56 , 54 , 53 , 25 , 
26 , 28 and 10 of Naudiha village, Plot No. 01 , 1059, 1065 , 1191, 
1067 , 1069 , 1097, 1117 of Koed village, plot no . 235 , 236 , 237 , 
256 , 313 ,275, 289 , 287, 476 of Soparam village, Plot No. 33, 23 , 24, 
34 , 33 of Banalat village,Plot No. 309, 311,312, 313, 954 , 955 , 965 , 
963 , 962, 961, 968 , 969, 970 , 971, 972 , 976 , 977 , 978 , 982 , 983, 984 , 
985 , 986 , 988 , 989, 990 , 991 , 992 , 993 , 994 , 997 , 998 , 999 , 995 , 989, 
988 , 987 , 986 , 985 , 983, 981, 980 , 979 , 978 , 977 , 976 , 972 , 971, 970 , 
969 and 967 of Soparam village, Plot No. 1126 and 70 of Koed 
village, Plot No . 312, 207 , 208 , 209, 210, 212 , 217 , 197, 196 , 192 , 
290 , 289 (nalla ) of Naudiha village and meets at point ‘ D . 


[ TT II - QU5 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


D - E - F -G 


-- 


G - H - I- J 


Line passes throug 
Line passes through plot No. 289 of Naudiha village , Plot No. 807 of 
Honhe village , Acquisition boundary line of Amrapali, S . O . No. 1381 , 
dated 10 .05 .2003 and meets at point ‘G ’ 
Line passes through centre line of Barki nadi in Binglat village , Plot 
No. 689 , 487 , 488 , 478 , 473, 580 , 593 , 315 , 321, 320 , 263, 261, 133 , 
138 , 139 , 140 , 47, 48, 44, 43, 42, 41 of Serendag village, Plot No . 
741, 742 , 809, 803 , 796 , 795 , 791, 789, 787 , 785 , 784 , 776 , 826 , 469, 
468 , 467, 466 , 465 , 827 of Kasiadih village , Plot No. 846 , 139 , 138 , 
135 , 130, 131, 128, 127 , 126 , 118 , 116 , 113, 108 , 105, 94 , 76 , 69 , 75, 
73, 69 , 870, 869, 867 , 864 , 291, 415, 864 , 863, 40 and 289(centre line 
of Mangardaha Nadi) of Honhe village and meets at point ‘I ”. 


J - K - L - A 


Line passes through Plot No . 289 ( centre line of Mangardaha Nadi), 
290 , 190 , 192 , 196 , 197, 198 , 199, 200 , 201, 203, 204 , 188 of Naudiha 
village, Plot No. 70 of Koed village, Plot No. 188 , 167 , 166 , 165 , 164 , 
162, 161, 119, 123, 114 , 111, 64 , 63, 62 ,61 and 56 of Naudiha village 
and meets at starting point ‘ A ’. 


Block - B 


L - M -N - O - P 


P - Q - R - S 


Line starts from Point L and passes through Plot No. 02 (centre 
line of Domuhan Nadi), 3 , 5 , 7 , 17 , 74 , 73 , 72 , 75, 76 , 78 , 81 , 82 , of 
Hechabalia village , Plot No. 191, 192 , 284 , 281, 277, 276 , 251, 267, 
265, 264 , 309, 314 , 313 , 1038 , 1037 , 999 , 997 , 1001, 1002, 1003, 
1004 , 1006 , 1007, 1008 , 1010 , 966 , 967 , 968 , 969 , 935 , 934 , 933 , 
926 , 907 , 906 , 886 , 875 , 874 , 1706 , 1833 ( centre line of Saradhu 
Nalla ) of Saradhu village and meets at point ‘P . 
Line passes through Plot No. 1833 (centre line of Saradhu Nalla ), 
Plot No. 01, 02, 19, 28 of Masilong village , Plot No . 772 , 771, 762 , 

770 , 767 , 777 , 779 , 778 of Kamta village and meets at point “ S ’ 
- Line passes through Plot No . 778, 742 , 598 ,597 , 573 , 572, 562 , 238 , 

228 , 225 , 224 , 223, 229 of Kamta village, 230 ( centre line of Nalla in 
Masilong village ), 1664( centre line of Nalla in Saradhu village ), 
Plot No . 1621 (centre line of Domuhan Nadi in Saradhu village), 
Plot No. 420 ( center line of Domuhan nadi in Hechabalia village ) 
and meets at starting point ‘L . 


S - T -U - L 


[F . No . 43015 /23/ 2017 -LA & IR ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .06 .08 19:35 :04 + 05 30 


